निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 52 ) पटना, शुक्रघोष, 1939AAN 2o1o 


( सं0 पटना 52) 


25 पौष 1931 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जनवरी 2010 


वित्त विभाग 
(वित्त आयोग प्रभाग ) 


अधिसूचना 
14 जनवरी 2010 


सं0 वि0आ0( 13) का0- 51 / 2009 - 488 वि० ( 2) — बिहार सरकार, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन 
(द्वितीय संशोधन) अधिनियम , 2009 (बिहार अधिनियम 2, 2010 ) की धारा 1 की उप- धारा (3 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , 2009 को दिनांक 
5 जनवरी, 2010 प्रवृत होने की तिथि के रूप में नियत की गई है के क्रम में सूचित करना है कि उक्त अधिनियम को 
बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित तथा महामहिम राज्यपाल की अनुमति के उपरांत विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 
एल0जी0 -1 -22 / 2009 / लेज - 03 दिनांक 5 जनवरी , 2010 द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है । इसे 5 जनवरी , 2010 से 
प्रवृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रबीन्द्र पवार , 
सचिव ( संसाधन)। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 52 - 571 + 250 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


